--- 


842 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC. 2, 2003 ( AGHN. 11, 1925 SAKA) 


[ PART I 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा ) करनाल वृत 


दिनांक 17 नवम्बर , 2003 


नं 0 1234. ~ चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चपर, सरकारी प्रयोजन नामतः जलमाना 
कुरलन सड़क पर नरदक नहर पर 2 स्पेन 6 मीटर प्रत्येक का नया सक्यू पुल बनाना के लिए अपेक्षित है । एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि 
नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए है जिनसे यह सम्बन्धित हो और उक्त 


अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण कलक्टर लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी एतद्द्वारा उक्त 
भूमि अधिग्रहित करने का आदेश लेने के लिए निदेश दिया जाता है । भूमि के नक्शे को भूमि अभिग्रहण अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा 
मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी और कार्यकारी इंजीनियर प्रोविन्सीयल डिविजन नं ० 1 , करनाल के कार्यालयों में देखा जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


एरिया एकड़ों में 


नम्बरान खसरा तफसील 


1 .. 


2 


3 


4 


5 


करनाल 


असन्ध 


जलमाना 


1.25 


140 


8/2 , 13, 14/ 1,16/ 2,17 / 1 , 
17/ 2,25 


हदबस्त नं 0.64 


141 


21/1 


146 


1/1 , 10, 11 , 19 / 2,22/ 1 


- 


( हस्ता.). . ., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), करनाल । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROADS BRANCH ) CIRCLE KARNAL 


The 17th November, 2003 


No. 1234. - Whereas, the Governor ofHaryana is satisfied that land below is needed by the Government, at public 
expense, for a public purpose, namely, constructing of New Skew Bridge 2 Spans each on Nardak distributory crossing 
Jalmana- Kurlan road, Tehsil Assandh, District Karnal. It is, therefore , hereby declared that the land described in the 
specification below is required for the aforesaid purpose. 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may 
concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. (B.and R. 
Branch ),Ambala Cantt. is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


Plans ofland may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. (B. and R. Branch ), 
Ambala Cantt . and Executive Engineer, Provincial Division No. 1, Kamal . 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 2, 2003 ( AGHN. 11, 1925 SAKA ).. 


843 


Specification 


District 


Tehsil 


Area in acres 


Rectangle /Killa No. 


Locality /Village 
and Hacibast No. 


--- 


2 


3 


4 


5 


Karnal 


Assandh 


1.25 


140 


Jalmana 
H.No.64 


8/2 , 13, 14/1 , 16/2, 17/1 , 
17/ 2,25 


141 


21/11 


146 


1/1, 10 , 11, 19/2, 22/1 


( Sd.)..., 
Superintending Engineer , 
Karnal Circle, Public Works Department 
(Building and Roads Branch ), Karnal. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा ) भिवानी वृत 


दिनांक 14 नवम्बर , 2003 


नं ० 678.-- क्योंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील चरखी 
दादरी, जिला भिवानी में दादरी बौन्द सड़क से कमोद सड़क तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अतः यह अधिसूचित किया 
जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे 
सम्बन्धित हैं । 


- 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
कर्मचारियों व कामकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने 
के लिए सहर्ष प्राधिकृत हैं । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन 
के भीतर में अपनी आक्षेप लिखित रूप से भूमि अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के समक्ष दायर कर सकता 


है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांव 


मुस्तली नं ०/किला नं ० 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


भिवानी 


चरखी दादरी 


कमोद 


134 


0.14 


48 


12/ 1,12/ 2 


46 


6 


( हस्ता.). 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी । 


844 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC. 2 , 2003 ( AGHN . 11, 1925 SAKA ) 


[ PART I 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROADS BRANCH ) CIRCLE BHIWANI 


The 14th November , 2003 


No. 678. — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be taken by the 
Governmentatpublic expense , for public purpose constructing a road from Dadri-Bound road to Kamod, District Bhiwani. 
It is hereby notified that land described in the specification below is likely to be acquired for above purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom itmay 


concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is pleased to authorise the 
officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land 
in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality may file within thirty days 
ofthis notification, file on objection in writing before the Land Acquisition Collector, Public Works Department (Building 
and Roads Branch ), Bhiwani. 


Specification 


District 


Tehsil 


Hadbast 


Area in 


Khasra No. 


Locality 
Village 


No. 


Acres 


1 


2 


3 . 


4 


5 


6 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


Kamod 


134 


0.14 , 


.48 12/1, 12/2 


46 6 


( Sd .)..., 

Superintending Engineer, 
Public Works Department (Building and Roads Branch ), 

Bhiwani. 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The 17th November, 2003 


No. 8389 /1 - L (Kaithal).- The Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by the 
Government at public expenses for public purpose,namely, extension of Pundri Drain No. I from RD 55000 to 84412 in 
Village Dussain ,Ahun , Sangroli, Sakra and Village Kheri Sakra , Tehsiland District Kaithal forwhich notification hasbeen 
issued under Section 4 and published vide Haryana Government Irrigation Department notification No. 189 /1L , dated 
8th January ,2003 in Haryana Government Gazette ( Extra .), dated 10th January, 2003 and notification No. 346 /1-L, dated 
27th February, 2003 . 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose. 


This declaration is made under the provision of under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for the 
information for all to whom it may concern . 

Plan of the land may be inspected in the Olo Sub Divisional Officer (Civil)-cum -Land Acquisition Officer , Kaithal 
and the Executive Engineer, Construction Division , No. 9 , Kaithal. 


PART 1 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 2 , 2003 (AGHN . 11, 1925 SAKA ) 


845 


Specifications 


Sr. 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Killa No./Khasra No./Boundry 


No. 


No. 


acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land start from West- East to 
South -East measuring length 29412 feet 
in length and varying in width through 
full part of the Killa No. as demarcated at 
site . 


. 


1 . 


Kaithal 


Kaithal 


GM . 135 


Dussain 
Dussain 


2 . 


Kaithal 


Kaithal 


20 


9.30 


4 


5 


6 


7 


> 


14 , 15 , 16 , 17, 24, 25 . 
6 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 . 
5,6,7,8,9 , 10 , 11, 12 . 
1,2,3,4,5,6,7,10 . 
1, 2 , 3 , 9 , 10 , 11, 19, 20, 21 . 
22 , 23 . 
16,25. 
5,6,7 , 14 , 15 , 17,23,24,18. 


2 


1 


3 


3 . 


Kaithal 


Kaithal 


Ahun 


19 


3.45 


6 


7 


1. 


5 


25 , 


4 


2 


4. Kaithal 


Kaithal 


Sakra 


18 


15.94 


116 


115 


3,4,7,8,9 , 12 , 13, 19 , 20 , 21, 22. 
23, 24 , 25 . 
25 . 
1,2,9,10,11,20,21 . 
5,6,7 , 14 , 15 , 17 , 18, 19 , 22 , 23. 
1, 2 , 3 , 4 , 5 , 10. 
1,2,3,4,5. 
1,2,3,4,5. 


88 


89 


90 


91 


92 


1. 


84 


85 


86 


87 


. 


54 


38 


GM . 850,853,223,221,243, 157 
10,11,20,21. 
6,15,16 , 22 , 21 , 23, 24 , 25 . 
21, 22, 23 , 24 , 25, 
21, 22 , 23 , 24 , 25. 
GM . 149 
2,3 , 8, 9, 12 , 13 , 19 ,20, 21,22 . 
4 , 5 , 6 , 7 , 13, 14 , 16 , 17 , 23, 24 . 
25 . 
1,2 , 9 , 10 , 11, 12, 20, 21 . 
24, 25 . 
4,5,7,8, 12 , 13 , 18 , 19 , 22 , 23. 
1,2,3,4,5. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 . 
1,2,3 . 


26 


25 


5 


13 


14 


15 


. 


16 


17 


846 


HARYANA GOVT . GAZ., DEC . 2 , 2003 ( AGHN. 11 , 1925 SAKA) 


[ PART I 


. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


5 . 


Kaithall 


Kaithal 


Kheri Sakra 


17 


140 


12 


21,22,23 . 
1 . 


17 


16 


18 


19 


6. Kaithal 


Kaithal 


Sangroli 


15 


2.64 


158 


157 


156 


155 


6, 14, 15 , 16, 17 , 18,23,24. 
3,8,9,12, 19 . 
3,6, 15, 16, 17,24,25. 
24,25 . 
15, 16, 17,18, 19,21,22 . 
6,7,8, 11, 12, 13, 14, 15 . 
2,3,4,5,9,10 . 
6,7,14, 15, 16, 17,24,25 . 
6,7,8,9,10 , 11 ,12, 13, 14, 15 . 
4,5,6,7,8,9,10,11 . 
1,2,3,4,5. 
16,25 . 
1,2,9,10,11,20 . 


151 


152 


153 


154 


132 


131 


By the Order ofGovernor of Haryana . 


GIAN SINGH, 
Superintending Engineer, 
Construction Circle, Kamal . 


उद्योग विभाग 


दिनांक 9 अक्तूबर, 2003 
क्रम संख्या/रिक / 7201.-- जबकि , पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम , 1935 की धारा के 23 के अधीन 28 अगस्त, 2003 को 
नोटिस दिया गया था जिसमें उक्त धन्ना राम को 3,000/ - रुपये की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित 24 जुलाई, 1978 से अन्तिम 
अदायगी की तिथि तक मुझे अदा करने के लिए कहा गया था और चूंकि समस्त राशि अदा नहीं की गई है । इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 
2,000/- रुपये की राशि 24 जुलाई , 1978 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त धन्ना राम से देय और 
संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट सम्पत्ति उक्त कर्ज की वसूली की जा सकती है । 


सम्पत्ति की अनुसूची 


1. ऋणी की सारी सम्पत्ति बुक डैबिट्स एवं अन्य यन्त्र । 


2. ऋणी की व्यक्तिगत जमानत । 


3. जमानती की व्यक्तिगत जमानत । 


( हस्ता.). 


महाप्रबन्धक , 


जिला उद्योग केन्द्र, जीन्द । 


36781 - C.S.--- H.G.P., Chd . 


